रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


REGISTEREDNo. D. L . --- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


Ima 


. 


दिल्ली राजपन 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


। असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 71 ] 
No. 71 ] 


दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 19, 2012 / चैत्र 30 , 1934 
DELHI, THURSDAY , APRIL 19 , 2012/CHAITRA 30 , 1934 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 15 

[ N .C . T. D . No. 15 


- - - . 


- . - 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भाग - - IV 


PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 19 अप्रैल, 2012 
सं. फा . 25 ( 2 ) /89- एम एंड पीएच / 1719. — दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम 1958 के नियम 53 के उपबंधो के अनुसरण में , 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , डॉ० आर० के० मनचंदा, उप निदेशक ( होमियोपैथी), होम्योपैथिक विंग , निदेशालय 
भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी, सी० एस० सी०-]]] , प्रथम तल , बी - ब्लाक , प्रीत विहार,दिल्ली को बोर्ड ऑफ़ 
होमियोपैथिक सिस्टम एंड मेडिसिन के सदस्यों के चुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं । 


HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS - 

Delhi,the 19th April, 2012 
No . F. 25 (2 )/ 89 - M & PH/ 1719. -in pursuance of the provisions of rule 53 of the Delhi Homoeopathic 

Rules, 1958 , the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby apr 

Manchanda, Deputy Director ( H ), Flomoeopathic Wing, Dte. of ISM & H , CSC .- II, IS Floor , B . . 
Biock , Preet Vihar, Delhi - 110092 as Returning Officer for conducting the election of the 
members of the Board of Homoeopathic System of Medicine, Delhi, in accordance with the 
provisions of the aforesaid Rules. 


1388 DG/ 2012 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


| PARTIV 


सं. फा . 25 ( 2 )/ 89 - एम एंड पीएच / 1724.---दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम 1956 (1956 का ग्यारवां अधिनियम ) के साथ 
पठित दिल्ली होम्योपैथिक ( संसोधन) अधिनियम १९९६ (दिल्ली अधिनियम 1956 का न० 11 ) कि धारा 5 द्वारा प्रदत 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली दिल्ली के उपराज्यपाल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की 
दिनांक 21 नवम्बर 2008 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुसार गठित होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली बोर्ड चतुर्थ तल, बी 
विंग, जि० पी० ओ० परिसर (विकास भवन -13 ), सिविल लाइंस, दिल्ली - 110054 के सदस्यों का कार्यकाल अगले छः महीने 
की अवधि अर्थात 21 नवम्बर 2011 से 20 मई 2012 तक के लिये बढ़ाते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेश से एवं उनके नाम पर , 


डॉ . जयदेव सडंगी, विशेष सचिव ( स्वास्थ्य ) 


F. No. 25 (2 )/89 -M & PH /1724 . - in exercise of the powers conferred by section 5 of the Delhi 
Homoeopathic Act, 1956 (Act 11 of 1996 ). read with Delhi Homoeopathic (Amendment) Act, 
1996 (Delhi Act No 11 of 1996 ), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 
hereby , extends the term of the office of the members of the Board of Homoeopathic System of 

Medicine. Delhi. 4 Floor , B .... Wing , GPO Building ( Vikas Bhawan -- II ), Civil Lines, Delhi --- 
110054 constituted under Health & Family Welfare Department s notifications of even number 
dated 21/ 11/2008 for a further period of six months i.e . 21/ 11/2011 to 20 /05 /2012 . 


By Order and in the Name of the 
Lieutenant Governorof the National Capital Territory ofDelhi, 

Dr. JAYADEV SARANGI, Spl. Secy. (Ilealth ) 


श्रम विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 19 अप्रैल , 2012 

सं . फा . 19 / 4/ सीआईएस / 05 / 263. - दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम 1954 
( 1954 का दिल्ली अधिनियम 7 ) की धारा 4 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची के निम्नलिखित 
परिवर्द्धन करते हैं । 

उक्त अनुसूची में प्रतिष्ठान, इत्यादि शीर्षक मे वर्तमान प्रविष्टी कम संख्या 262 के बाद निम्नलिखित 
प्रविष्टी को जोडा जायेगा नाम से : 


अधिनियम की धारा -15 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन: 


263 (i) मेसर्स ट्वेन्टी फोर सेवन कोनविनिएस 

स्टोर ( ऐ युनिट आफ गोडफ फिलिप्स 
इंडिया लिमिटेड ), ( ग्राउण्ड फ्लोर ) ई - 371 , 
र्निमाण विहार, दिल्ली - 110092 , 


1. पात्र कर्मचारियों को धारा 8 में यथा उपबंधित सामान्य से 

दुगुनी दर पर समयोपरि वेतन का भुगतान किया जाएगा 


( i ) मेसर्स ट्वेन्टी फोर सेवन कोनविनिएंस 
स्टोर (ऐ युनिट आफ गोडफ फिलिप्स 
इंडिया लिमिटेड), ग्राउण्ड फ्लोर) शोप नं 2 
नार्थ वेस्ट एवेन्यू , पंजाबी बाग , नई 
दिल्ली - 110026. 


2. यदि पारी में कार्य चलता हो , तो इस प्रकार से होगा कि 

किसी भी कर्मचारी को केवल रात्रि पारी में कार्य करने के 
लिए बाध्य नहीं किया जायेगा और न ही दो पारियों को 
लगातार एक साथ काम करने की अनुमति है ! 


PARTIVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


3. इस अधिसूचना की एक प्रति व्यापार स्थल पर स्पष्ट रूप 

प्रदर्शित की जायेगी । 


(iii ) मेसर्स ट्वेन्टी फोर सेवन कोनविनिएंस 
स्टोर ( ऐ युनिट आफ गोडफ फिलिप्स 
इंडिया लिमिटेड ), 18 / 43 - 44, ग्राउण्ड 
फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर , नई 
दिल्ली - 110008 . 


यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक अन्यथा छूट प्राप्त न हो किसी भी महिला को 
अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत वर्जित समय के दौरान कार्य करने की अनुमति नहीं दी 
जाती । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर , 


पीयुष शर्मा, अतिरिक्त सचिव 
LABOUR DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi,the 19th April , 2012 

F. No . 19(4)/CIS / 05 / 263. -- in exercise of the powers conferred by the proviso 
to section 4 of the Delhi Shops and Establishments Act, 1954 (Delhi Act 7 of 1954 ), the Lt. Governor of 
National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following addition in the Schedule appended to 
the said Act. 


In the said Schedule under " Establishment etc. ", after the existing entry at serial no . 262 , the 
following entry shall be added , namely : 


" 263 


(i) 


From section 15 of the Act, subject to the following conditions: 


M/s Twenty Four Seven 
Convenience Store, (A unit of 
M/s Godfrey . Phillips India 
Limited), E -371, Ground Floor, 
Nirman Vihar, Delhi 110092. 


Overtime wages shall be paid to eligible employees at 
double the normal rate as provided under section 8 


( ii ) M/s Twenty Four Seven 

Convenience Store , ( A unit of 
Mis Godfrey Phillips India 
Limited ) Shop No - 2 North 
West Avenue. Punjabi Bagh 
Extn. New , Delhi 110026 . 


Shift working, if any , shall be in such a way that neither 
any employee is forced to work in night shift only, nor 
overlapping of shifts is permitted . 


iii ) 


A copy of this notification shall be prominently displayed 
at the employee entrance of the establishment." 


(iii). M /s Twenty Four Seven 
Convenience Store ,( A unit of 
M / s Godfrey Philips india 
Limited ), 18/43- 44, Ground 
Floor, East Patel Nagar , New 
Delhi -110008. 


Further , it is clarified that no woman shall be allowed or required to work during the hours 
prohibited under section 14 of the Act , unless otherwise exempted . 

By Order and in the Name of the 
LieutenantGovernor ofthe NationalCapital Territory ofDelhi, 

PIYUSH SHARMA, JI. Secy. 


.. .. .. .. __ - 


.. 


. 


- - 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY, 


[PART IV 


अ. जा . / ज. जा . / अ. पि . व . / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 

___ अधिसूचना 

दिल्ली, 19 अप्रैल , 2012 

सं. फा. ( 3 )/ 2010-11/ डी. एस . सी. एस.टी ./ एस . सी .पी./ 276.--- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम,2006 ( 2006 का दिल्ली 

अधिनियम 7) की धारा 3 की उपधारा (2 ) के साथ पढ़ते हुए धारा 4 की उपधारा द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बीर पाल गहलोत . सुपुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी 29 , 

रशीद मार्किट ,बाल्मीकि बस्ती, दिल्ली - 110051 तथा श्री राजू सारसर, सुपुत्र स्व० श्री बिशन । 
। सिंह, निवासी के - 554 , मंगोलपुरी, दिल्ली - 110083 को आयोग के सदस्य ( अंशकालीन) मनोनीत 

करते हैं । 


T 


___ आयोग के सदस्य (अशकालीन) के रूप में उनका कार्यकाल पाँच वर्ष अथवा 2 नई तक 
की आयु ( जो भी कम हो ) का होगा, जो उनके कार्यभार समालने की तिथि से माना जाएगा । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

के. पी. रंगारी , उप - निदेशक ( एससीपी ) 


DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC /ST/OBC / 

MINORITIES 
NOTIFICATION 

Delhi, the 19th April , 2012 

F. No. 7 (37/2010 -11 /DSCST/SCP/276 . --In exercise of the powers 
conferred by sub -section (2 ) of section 3 read with sub-section ( 4) of section 4 
of the Delhi Commission for Safai Karamcharis Act , 2006 ( Delhi Act No. 7 of 
2006 ), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby 
nominate Shri Beer PalGehlot, son of Sh . Mangal Singh , R /o 49 , Rashid Market, 
Balmiki Basti , Delhi- 110051 and Sh . Raju Sharsar, son of Late Sh . Bishan Singh , 

R/ o _ K -554, Mangol Puri , Delhi - 110083 as part -time members of Delhi 
Commission for Safai Karamcharis . 

As Members ( Part- Time) of the Commission , they will hold office for a 
period of five years or till the age of 62 years ( which ever is less ) from the date 
they assume office . 

By Order and in the Name of the 
Lieutenant Governor ofthe National Capital Territory of Delhi, 

K . P. RANGARI, Dy .Director (SCP ) 


Printedty the Manager . Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


